her.. 


M 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 ज्येष्ठ, 1940 ( श० ) 


संख्या- 589 


राँची, मंगलवार 


12 जून , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
8 जून , 2018 


संख्या-8/ गठन / 108/ 2015 / न०वि०आ०-3035 -- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 
( झारखण्ड अधिनियम , 07 , 2012) की धारा-3 की उपधारा (2) सपठित धारा-4, 5, 6, धारा-8 की 
उपधारा -(3) तथा धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के 
आदेश से गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड के 06 पंचायत के 33 राजस्व ग्रामों को मिलाकर , 
उपायुक्त , गोड्डा के पत्रांक- 423 /वि०, दिनांक 3 अगस्त , 2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
विभागीय अधिसूचना सं०- 5927 , दिनांक 13 सितम्बर, 2017 द्वारा परिवर्तनीय (संक्रमणशील) शहरी 
क्षेत्र महागामा नगर पंचायत ) घोषित करने का प्रारूप आदेश निर्गत किया गया । प्रारूप प्रकाशन के 
30 दिनों के अंदर आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए उपायुक्त, गोड्डा को निष्पादित करने का 
निदेश दिया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 
उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-135 /वि०, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित 
किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं० -5927, दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के प्रारूप प्रकाशन के 
30 दिनों के अंदर किसी तरह की आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । उपायुक्त , गोड्डा ने उक्त पत्र 
द्वारा महागामा नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की है । 

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 ( झारखण्ड अधिनियम , 07 , 
2012 ) की धारा-3 की उपधारा (2) सपठित धारा -4, 5, 6, धारा -8 एवं धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गोड्डा 
जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड के 06 पंचायत के 33 राजस्व ग्रामों ( राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या 
सहित अनुलग्नक -I के रूप में संलग्न ) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से महागामा नगर 
पंचायत के रूप में घोषित करते है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के अपर मुख्य सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 


अनुलग्नक-1 

झारखण्ड सरकार 
नगर विकास एवं आवास विभाग 
महागामा नगर पंचायत का गठन 


उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक -135 / वि०, दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक 
में गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले 06 पंचायत के 33 राजस्व 
ग्राम की सूचीः 


थाना 


जनसंख्या (वर्ष 

2011 की 
जनगणना के 
अनुसार ) 


महागामा नगर 
पंचायत में शामिल 
किये जाने वाले 
ग्रामों का नाम 


पंचायत 


क्षेत्रफल (वर्ग 
कि०मी० ) 


घनत्व ( अहर्ता-400 
व्यक्ति प्रति वर्ग 

कि०मी०) 


संख्या 


692 


1752 


0 . 9011 


1944 . 29 


693 


438 


0 .3030 


1445 . 54 


712 


529 


0 . 2592 


2040 . 9 


बसुआ 
गंगासागर 
बलियाकुर्मीकित्ता 
तेतालिया 
लकडबॉक 
डोमनकिता 


709 


1027 


0 . 1882 


5456.96 


710 


443 


0 .0769 


5760 . 96 


715 


129 


0 . 2627 


491.05 


बसुआ 


झरनाकिता 


696 


66 


0 . 0468 


1410. 26 


बलियाघाट 


711 


102 


0 .0368 


2771.74 


713 


602 


0. 3445 


1747. 46 


10 


714 


278 


0 . 3997 


695 . 52 


11 


रबियाडीह 
| रक्साकिता 
आकासनी 
किताविसभरा 
केन्दुआकिता 


705 


0 . 4722 


141 .88 


12 


591 


0 .067 


89 .55 


13 


706/ 707 


139 


0 .019 


7315 . 79 


14 


महागामा अश 


700 


4388 


1 .1924 


3679.97 


697 


465 


0 . 3302 


1408. 24 


16 


562 / 566 


174 


0 .0335 


5194.03 


धनकुण्डा 
महागामा 

मसकद केचुआ 
| कचुआ रक्सी 
रक्सा मासकंद 


उत्तरी 


17 


564/568 


308 


0 . 1058 


2911. 15 


18 


565 


161 


0 .0895 


1798. 88 


19 


महागामा अंश 


700 


6886 


1 . 014 


6790 . 92 


महागामा 


20 


लीलाबरी 


567 


69 


0 .2232 


309. 13 


दक्षिणी 


21 


गुनिया 


592 


25 


0 .0764 


327. 23 


745. 40 


23 


347 . 95 


24 


629. 15 


25 


4003. 17 


26 


5562. 57 


27 


11860 .47 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 
मनियामोर 

724 794 

1 .0652 
गोविन्दपुर 

722 427 

1 . 2272 
गुदिया 

689 407 

0 . 6469 
मुरलीटोक | लतरिया 

690 2020 

0 . 5046 
मुरलीटोक 

691 1409 

0 . 2533 
बाधाकोल 

594 969 

0. 0817 
लखीपुर 

725 / 733 404 

0 . 4971 
खरहरामाल 720 

1 . 7073 
खदहरामाल 
खदहरा घाट 

717 / 721 124 

0 . 2573 
( आंशिक ) 
मोहनपुर 

1934 

0 .8132 
करनू महुआरा माल 

575 733 

0 . 8158 
( आंशिक ) | महुआरा घाट 

574 57 

0 .0328 
कुल योग 

30701 

14.3445 


28 


812. 71 


29 


3369 


1973.29 


30 


481. 92 


31 


716 


2378 .25 


32 


898. 50 


33 


1737 . 80 


2140 . 26 


महागामा नगर पंचायत एक झलक में : 


1. महागामा नगर पंचायत की जनसंख्या 30701 


2. | जनसंख्या का घनत्व 


2140 . 26 प्रति वर्ग किमी । 


3. महागामा नगर पंचायत का क्षेत्रफल 


14. 3445 प्रति वर्ग किमी । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 589 -- 300 


